रजिस्ट्री सं० डीएल -33004/ 97 


REGD. NO. D . L.- 33004 /97 


V 


- 


- 


- 


सपपाजपते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


Incr : :. 


. . 


भाग II - खण्ड 3 - - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II .-- Section 3 - Sub - section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - - - 


- - - - - 


- - 


- 


- - - 
सं० 40 ] 
No: 40 ] 


नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 1, 1998 / माघ 12 , 1919 
NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 1, 1998 /MAGHA 12, 1919 


भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 21 जनवरी, 1998 
आ . अ. 51( अ ). - - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 22 की उपबंधों के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग 
एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि तारीख 25 जनवरी, 1994 की उसकी अधिसूचना सं. 434/ गुज.-- लो . स./ 93 ( 1 ) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, 
अर्थात् : - - 

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में मद सं . 14, 15, 17, 18, 19, 20 और 22 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :- - 

सारणी 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं. और नाम 

सहायक रिटर्निंग ऑफिसर 

. 2 
14 - बनसकथा 

5. रेजीडेंट डिप्टी कलक्टर, बनसकंथा जिला, पालनपुर 
15 - कपाडवंज 

3. उप जिला विकास अधिकारी, (विकास ) साबरकंथा, जिला, पंचायत, 

हिम्मतनगर । 
17 - दोहद ( अ. ज . जा. ) 

परियोजना अधिकारी एवम् तालुक विकास अधिकारी, देवगढ़, बरिया । 
18 - गोध्रा 

__ _ उप जिला विकास अधिकारी ( विकास ), पंचमहल जिला पंचायत, गोध्रा । 
19 - कैरा 

___ उप कलकटर, स्टाम्प ड्यूटी मूल्यांकन संगठन, नडियाड । 

परियोजना अधिकारी एवम् तालुक विकास अधिकारी, नडियाड । 
20 - आनन्द 

7. परियोजना अधिकारी एवम् ताल्लुक विकास अधिकारी, बोरसद । 

2. अपर कलक्टर ( नर्मदा) बड़ौदा । 
22 - बड़ौदा 

6. अपर कलक्टर ( सिंचाई) , बड़ौदा । 

- - - - - -- - - - - - - - - - 
278 GI/98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(iii ) ] 


- 


2 . तारीख 9 -4 - 96 की आयोग की अधिसूचना सं. 434 / गुज.- लो. स. / 96 ( 2 ) में मद सं. 13 - पाटन ( अ. जा. ) के सामने , " उप जिला विकास अधिकारी 
( राजस्व ), जिला पंचायत , गांधी नगर ", प्रविष्टि के स्थान पर " उप जिला विकास अधिकारी ( राजस्व ) जिला पंचायत, मेहसाना " पड़ा जाए । 
3. तारीख -19 -12- 1997 की आयोग की अधिसूचना सं. 434/ गुज. - लो. स./ 98 ( 1 ) मद सं. 3 के सामने 17 - दोहद ( अ. जा. ) प्रविष्टि के स्थान पर, 
*" 17 -दोहद ( अ. ज . आ.) " पढ़ा जाए । 

[ सं. 434/ गुज - लो . स./ 98 ( 2 ) ] 

आदेश से , 
अजय मित्तल, निदेशक ( प्रशासन ) एवम् प्रधान सचिव 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 21st January, 1998 
O . N. 51 ( E). - In pursuance of the provisions of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ) 
the Election Commission of India hereby directs that the following amendment shall be made in its Notification No. 434 /GJ 
HP/ 93 (1 ) dated 25th January , 1994 namely : -- 

____ In column 2 of the Table appended to the said Notification for the existing entries against item 14, 15 , 17 , 18 , 19, 20 
and 22 the following entries shall be substituted : - - 

TABLE 


No. & Name of the Parliamentary Constituencies 


Assistant Returning Officer 


14 -Banaskantha 

5 . Resident Deputy Collector, Banaskantha District, Palanpur. 
15- Kapadvanj 

3 . Deputy District Development Officer , ( Development ) 

Sabarkantha District Panchayat, Himatnagar. 
17 -Dohad (ST ) 

Project Officer - cum - Taluka Development Officer , Devgadh ; 

Baria . 
18 -Godhra 

Deputy District Development Officer (Development), 

Panchmahal District Panchayat, Godhra. 
19 - Kaira 

3. Deputy Collector, Stamp Duty Valuation Organisation, Nadiad . 

Project Officer -cum- Taluka Development Officer, Nadiad. 
20 - Anand 

7 . Project Officer-cum - Taluka Development Officer, Borsad . 

2. Additional Collector ( Narmada) Baroda. 
22 -Baroda 

6 . Additional Collector ( Irrigation ) Baroda . 
2. In Commission s Notification No. 434/ GJ- HP/96 (2 ) dated 9 - 4- 96 against item No. 13-Patan (SC), the entry " Deputy District 
Development Officer ( Revenue ), District Panchayat , Mehsana " may be read in place of " Deputy District Development Officer 
( Revenue), District Panchayat , Gandhinagar ". 
3 . In Commission s Notification No. 434/ GJ- HP 98( 1) dated 19- 12 -1997 , against item no . 3 the entry " 17- Dohad ( ST ) " may 
be read in place of “ 17- Dohad (SC) " . 

__ No . 434 / GJ - HP/ 98 (2)] 

By Order , 
AJAY MITTAL , Director (Administration )-cum -Principal Secy. 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1998 
आ . अ. 52 ( अ ). -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निदेश देता है कि तारीख 25 - 1 - 1994 की उसकी अधिसूचना सं. 434/ गुज. - वि. स./ 93 ( 2 ) में निम्नलिखित 
संशोधन और किए आएंगे : 


[ भाग II -- खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में क्रम सं. 98, 107 , 116, 117 , 129 , 130 139 , 140 , 146 , 151, 155 और 157 के सामने 
विधमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :--- 

सारणी 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का 

रिटर्निंग ऑफिसर 
क्रम संख्या और नाम । 

- - - - - - - --- - 


१ . 


पर 


14 की अधिसूचना 


-- - - - - 
1. 98 - दीसा 

रेजीडेंट उप कलकटर वनसकंथा- पालनपुर । 
2 . 107 - प्रांतिम 

उप जिला विकास अधिकारी (विकास ) साबरकंथा, जिला, पंचायत, हिम्मतनगर । 
3 . 116 - देवगढ़ वारिया 

परियोजना अधिकारी व सालक विकास अधिकारी , देवगड बारियां । 
4. 117 - राजगढ़ 

उप जिला विकास अधिकारी (विकास ) पंचमहल जिला पंचायत गोध्रा । 
5 . 129 - मेहमेदाबाद 

उप कलक्टर , स्टाम्प ड्यूटी मूल्यांकन संगठन, नडियाड । 
6 . 130 - महुधा 

परियोजना अधिकारी व तालुक विकास अधिकारी, नडियाड । 
7. 139 - भादरान 

परियोजना अधिकारी व तालुक विकास अधिकारी, बोर्सद । 
8 . 740 - कैम्झे 

उप जिला विकास अधिकारी, ( पंचायत ) नाडियाड । 
9 . 146 - साबली 

प्रांत अधिकारी, बड़ौदा उप प्रभाग, बड़ौदा । 
10. 151 - बड़ौदा ग्रामीण 

अपर कलक्टर (सिंचाई ) बड़ौदा । 
11. 155 - बाग्रा 

उप कलक्टर, स्टाम्प डयूटी मूल्यांकन संगटन भडोच । 
12. 157 - अंकलेश्वर 

विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, ( ओएनजीसी ) अंकलेश्वर । 
2. आयोग की तारीख 25 - 1 - 94 की अधिसूचना सं. 434 /गुअ. / 93( 1 ) में मद सं. 66 - देहगाम के सामने " उप कलक्टर, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, 
अहमदाबाद " प्रविष्टि के स्थान पर " उप निदेशक , क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र अहमदाबाद पढ़ा जाए । 

[ सं . 434 / गुज - वि . स./ 98 ( 1 ) ] 

आदेश से , 
अजय मित्तल, निदेशक ( प्रशासन ) एवं प्रधान सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st January , 1998 
O .N . 52 (E ). - In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Representation of the People Act , 1951(43 of 
1951) , the Election Commission, hereby directs that the following amendment shall be made in its Notification No. 434/ GJ -LA/ 
93 ( 2 ) dated 25 - 1- 1994 namely :--- 

___ In column 2 of the Table appended to the said notification for the existing entries against serial Nos. 98, 107, 116 , 117 , 
129 , 130, 139, 140 , 146, 151, 155 and 157 the following entrics shall be substituted : --- 

TABLE 
No. & Name of Assembly Constitutency Returning Officers 


शिक्षण केन्द्र अहमदाबाद 


2. 


- 


- 


1 . 98- Deesa 
2. 107- Prantij 


3 116- Devgadh Baria 
4. 117 - Rajgadh 


5 . 129 -Mehmadabad 
6 . 130 - Mahudha 
7 . 139 - Bhadran 
8. 140 - Cambay 
9. 146 - Savali 
10. 151 - Baroda Rural 
11. 155 - Vagra 
12. 157 - Ankleshwar 


ResidentDeputy Collector Banaskantha -Palanpur. 
Deputy District Development Officer (Development), Sabarkantha 
District, Panchayat, Himatnagar. 
Project Officer cum Taluka Development Officer , Devgadh Baria . 
Deputy District Development Officer, ( Development ), Panchmahal 
District PanchayatGodhra . 
Deputy Collector, Stamp Duty Valuation Organisation Nadiad . 
Project Officer- cum - Taluka Development Officer, Nadiad. 
Project Officer - cum - Taluka Development Officer, Borsad . 
Deputy District Development Officer , (Panchayat), Nadiad . 
Prant Officer , Baroda Sub Division, Baroda . 
Additional Collector (Irrigation ), Baroda . 
Deputy Collector, Stamp Duty Valuation Organisation , Broach . 
Special Land Acquisition Office ( ONGC), Ankleshwar . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II -- SEC . 3 ( iii )] 


- 


2 . In Commission s Notification No. 434 /GJ/93 ( 1 ) dated 25 - 1 -94 against item No . 66 - Dehgam , the entry " Deputy 
Director , Regional Training Centre , Ahmedabad may be read in place of " Deputy Collector , Regional Training Centre, 
Ahmedabad ." 

. No . 434/ GJ-LA/ 98 ( 1)] 

By Order, 
AJAY MITTAL , Director (Admn.)-cum - Principal Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1998 
आ . अ. 53 ( अ ).-.- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 22 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निदेश देता है कि तारीख 25 - 1 -1994 की उसकी अधिसूचना सं . 434/ गुज.- वि . सं./ 93 ( 2 ) में निम्नलिखित संशोधन 
किए जाएंगे, अर्थात् : -- 

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारण के स्तम्भ 2 में क्रम संख्या 47 , 103 , 117 , 159 और 180 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित कि जाएंगी : 

सारणी 
विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम सहायक रिटर्निंग ऑफिसर 


1 . 47 - कोदिनार 

3 . समाज कल्याण अधिकारी ( पंचायत ) जिला पंचायत , अमरेली । 
2. 103 खेदब्रह्म ( अ. ज. आ . ) 

3 . नगर सर्वेक्षण अधीक्षक , साबरकथा, हिम्मतनगर । 
3 . 117 - राजगढ़ 

सास्लुक विकास अधिकारी ( अतिक्रमण) , जिला पंचायत गोध्रा । 
4. 159 - देदियापाडा( अ. ज. जा . ) 

परियोजना प्रशासक , राजपिपला के चिटनिस । 
5 . 180 - मोटापोंधा( अ. ज . जा . ) 

मामलातदार कपराडा । 

[ सं. 434/ गुज. - पि , स./98 ( 2 ) ] 

आदेश से , 
अजय मित्तल, निदेशक ( प्रशासन ) एवम् प्रधान सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st January , 1998 
0 . N . 53 (E ). - - In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1) of Section 22 of the Representation of the People 
Act , 1951 (43 of 1951), the Election Commission , hereby directs that the following amendment shall be made in its Notification 
No. 434/ GI -LA93( 2 ) dated 25 - 1- 1994 namely : --- 

In column 2 of the table appended to the said notification for the existing entries against -serial Nos. 47 , 103, 117 , 159 , 
and 180 the following entries shall be substituted : 

TABLE 
No . and Name of Assembly Constituency 

AssistantReturning Officer 


1 . 


3 . 


1. 47 - Kodinar 
2 . 103 -Khedbrahma ( ST ) 
3 . 117 - Rajgadh 


4. 159- Dediapada (ST ) 


5 . 180- Motapondha ( ST ) 


Social Welfare Officer ( Panchayat ) District Panchayat Amreli . 
City survey Superintendent, Sabarkantha, Himatnagar. 
Taluka Development Officer (Encroachment) District Panchayat, 
Godra. 
Chitnis to Project 
Administrator , Rajpipla . 
Mamlatdar , 
Kaprada. 

INo. 434 / GJ-LA/98( 2 )] 

__ By Order , 

AJAY MITTAL , 
Director ( Administration)- cum- Principal Secy. 


[ भाग II - खण्ड ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

मई दिल्ली , 23 जनवरी, 1998 
आ . अ. 54( अ ). - - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 22 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि तारीख 25 - 1- 1994 की उसकी अधिसूचना सं. 434/ गुज.- वि. सं ./ 93 ( 2) में निम्नलिखित संशोधन 
किए जाएं , अर्थात् : 

उक्त अधिसूधभा से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में क्रम सं. 68 , 70 और 75 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां 
रखी जाएंगी : 


सारणी 


विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र का नाम प क्रम संख्या 


सहायक रिटर्निंग ऑफिसर 


- 


- 


- - - - 


1. 


. 


1. 68- इल्लिसपुल 
2. 70 - शाहपुर 
3. 75 - खाडिआ 


2. 
2. 
2. 


कलक्टर , अहमदाबाद के अपर चिटनिस । 
नगर सर्वेक्षण अधीक्षक मिर्जापुर, अहमदाबाद । 
कलक्टर , अहमदाबाद के अपर चिटनिस । 

[ सं . 434/ गुज. वि . स./98 ( 2 ) ] 

आदेश से , 
अजय मिसल, निदेशक ( प्रशासन ) व प्रधान सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd January , 1998 


0 . N . 54 (E ). - In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1) of Section 22 of the Representation of the People 
Act , 1951 (43 of 1951 ), the Election Commission , hereby directs that the following amendment shall be made in its Notification 
No. 434 / GJ - LA/ 93( 2 ) dated 25 - 1 - 1994 namely : - - 

In column 2 of the table appended to the said notification for the existing entries against serial Nos. 68, 70 & 75 the 
following entries shall be substituted : 


TABLE 


No. & Name of Assembly Constituency 


Assistant Returning Officer. 


1 . 


1 . 68 -Ellisbridge 


2 . 


2 . 70 - Shahpur 


3 . 75- Khadia 


Additional Chitnis to 
Collector , Ahmedabad . 
City Survey Superintendent, 
Mirzapur, Ahmedabad . 
Additional Chitnis to 
Collector, Ahmedabad . 

No . 434/ GJ -LA/ 98( 2)] 

By Order 
AJAY MITTAL , Director ( Administration -cum - Principal ) Secy . 


278 - 41198 - 2 


Printed by the Manager, Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi -110054 -- 1998 


